निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


में पुर: स्थापित 


या 


23 श्रावण 1935 ( श ० ) 
संख्या 33 पटना , 

बुधवार , 

14 अगस्त 2013 ( ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

4-4 भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


5-5 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 14 अगस्त 2013 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य 

वैयक्तिक सूचनाएं 


लोकायुक्त का कार्यालय 


अधिसूचना 

11 जुलाई 2013 
सं ० 3/ लोक ( स्था o)7 / 97-3831—बिहार लोकायुक्त ( सेवा शर्ते ) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 के 
आलोक में इस कार्यालय में रिक्त लोकायुक्त के अवर सचिव ( सहायक संवर्गीय ) के पद पर श्री रामू राम , प्रशाखा 
पदाधिकारी को वेतनमान 10,000-325-15,200 रु0 पुनरीक्षित वेतन वेतन बैंड-15,600 -39,100 पी 0 बी0-3 ग्रेड 
पे -6600 / -रु0 में योगदान की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 

लोकायुक्त बिहार के आदेश से, 

(ह ० ) अस्पष्ट , 
लोकायुक्त के सचिव । 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

8 अगस्त 2013 
सं 0 2 / स्था0-01-36 / 2011 / 3413 / आ oप्रo— श्री राजीव कुमार सिंह, विशेष सचिव , आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार , 
पटना को Leave Travel Concession के तहत् दिनांक 16.08.2013 से दिनांक 19.08.2013 तक पोर्ट ब्लेयर ( अंडमान 
निकोबार) के लिए दिनांक 16.08.2013 एवं 19.08.2013 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 17.08.2013 से 18.08.2013 तक 
राजपत्रित अवकाश उपभोग करने के क्रम में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है । 
2. इसमें प्रधान सचिव का आदेश प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अनिरूद्ध कुमार, संयुक्त सचिव । 


कृषि विभाग 


अधिसूचना 

29 जुलाई 2013 
सं ० पी ० पी एम0-08 / 2009-3799 / कृ0— " कृषि महाविद्यालय , डुमराँव " का नाम “ वीर कुंवर सिंह कृषि 
महाविद्यालय, डुमराँव" से प्रतिस्थापित किया जाता है । 

2. यह आदेश तुरंत लागू होगा । महाविद्यालय से संबंधित सभी पत्राचार “ वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय , 
डुमराँव " के नाम से किये जायेंगे । 

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों / परिपत्रों / आदेशों / अधिसूचनाओं / राज्यादेशों को इस रूप में संशोधित 
किया जाता है । 

4. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 23.07.2013 को प्राप्त है । संबंधित स्वीकृति संचिका संख्या - पी ० पी ० एम० 
-08/2009 के 144 / टि 0 पर संधारित है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रामजी सिंह, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 14 अगस्त 2013 


3 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

6 अगस्त 2013 
सं ० 8 / विविध ( श्रावणी मेला) -23-34 / 2013 / 973(8) / रा ० — श्रावणी मेला के पर्यवेक्षण के लिए श्री देवेन्द्र कुमार 
वर्मा, निदेशक , भू - अर्जन निदेशालय , बिहार, पटना को विभाग की ओर से नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है । 

2. वे श्रावणी मेला के अवसर पर विशेषकर सुलतानगंज श्रावणी मेला में भागलपुर, बाँका, मुंगेर एवं जमुई समाहर्त्ता से 
समन्वय स्थापित कर प्रमंडलीय आयुक्त से समस्याओं पर विमर्श करेंगे । इसके अतिरिक्त विभाग के स्तर पर आनेवाली समस्याओं 
के लिए सम्बन्धित विभागीय प्रधान सचिव / सचिव स्तर के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण करायेंगे । वे 
इस कार्य के लिए लगातार क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे । 
3. यह आदेश तुरत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सी ० अशोकवर्धन, प्रधान सचिव । 


निगरानी विभाग 


। 


अधिसूचना 

6 अगस्त 2013 
सं ० नि 0 वि 0 स्था0-122 / 06 / 4117 - राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध 
है । इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध " जीरो टॉलरेन्स " नीति अपनायी गयी है । इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सरकार 
द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय विशेष निगरानी इकाई को सशक्त एवं इसके अनुसंधान एवं कार्य क्षमता को सुदृढ़ 
करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छ: (6) सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया 
गया है । 

2. इन छ: (6) पुलिस अधीक्षकों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार , पटना की 
अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा उक्त चयन समिति में दो वरीय पुलिस पदाधिकारियों को 
भी सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है जो निम्नवत् है : 


1 . 


प्रधान सचिव 


अध्यक्ष 


निगरानी विभाग, बिहार, पटना । 


2 . 


सदस्य 


श्री सुनील कुमार ( भा 0 पु0 से0-1987) 
अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार पुलिस, भवन निर्माण विभाग, पटना । 


3 . 


सदस्य 


श्रीमती ए0 एस0 निलेकर चन्द्रा ( भा 0 पु0 से0 1994 ) 
पुलिस महानिरीक्षक , मुख्यालय एवं बजट । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर0 एन 0 तिवारी , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 14 अगस्त 2013 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


शुद्धि पत्र 

6 अगस्त 2013 
सं ० 6 / सं0-4-01 / 2012-2844 — विभागीय अधिसूचना संख्या 2705 दिनांक 29.07.2013 में आंशिक 
संशोधन करते हुये कहना है कि वाणिज्य कर पदाधिकारी ( 9,000-34,800 + ग्रेड पे 5,400 रू 0 ) के स्थान पर 
( 9,300-34,800 + ग्रेड पे 5,400 रू 0) पढ़ा जाय । 

2. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


3. शेष बाते यथावत रहेंगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


जगत नारायण प्रसाद , अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 14 अगस्त 2013 


5 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1443 - I earlier known as Amit Kumar S / O.- Ram kumar Prasad , R/ O.- Moh. 
Ramgarhia, P.O.- Ara, P.S.- Ara Town, Dist-Bhojpur, Bihar Pin 802301 declare vide afdvt. no 
10766 dated 09-05-2013 that from now onwards I shall be known as Amit Agrawal. 

AMIT KUMAR . 


No. 1444 — I Anjali Singh (new name) D /o -Lal Babu Prasad Singh , Village -Bakarpur, Post 
Bishunpur said , via Chaksikandar , police station - Raja pakar , Distt .- Vaishali ( Bihar) have changed 
my name from Anjali to Anjali Singh vide Affidavit no.382 , dated 13th June 2013. I here after be 
called and known by my new name Anjali singh . 


ANJALI. 


No. 1445—1Alankrita D /o - Prabhat Kumar, Add - Jaya Nikunj, Professor Colony , West Patel 
Nagar PO . & PS . Shastri Nagar, Distt .- Patna -23 vide Affidavit no.25 , dated 23rd April 2013 shall 
be known as Alankrita kumar for all purposes . 


ALANKRITA . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


